निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 860 ) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 

जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2016 
सं० 22 नि0 सि0 (पट0 ) - 03 - 17 / 2016 / 1963 - श्री विवेक गौरव , सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना 
एवं मोनेटरिंग अंचल, पटना द्वारा बोल्डर भंडारण / बोल्डर के हस्तानान्तरण / बाढ़ 2016 हेतु अतिआक्राम्य स्थलों पर 
बी0 ए0 वायर क्रेट रखने संबंधित अति महत्वपूर्ण पत्रों का समय पर संबंधित मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध नहीं कराने के 
लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए अभियन्ता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग , पटना का पत्रांक 293 
दिनांक 29.06.16 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । तदुपरान्त आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 04 .07.16 में निम्न बाते कही 
गयी है: 

" मेरे पटल द्वारा बाढ़ परिक्षेत्रों के लिए आवश्यक बाढ़ संधर्षात्मक सामग्रियों की आपूर्ति की संचिकाओं का 
संधारण , टिप्पणी तथा अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपस्थापन किया जाना है एवं बाढ़ संधर्षात्मक सामग्रियों के आन्तरिक 
हस्तान्तरण के मामलों का निष्पादन / कार्यान्वयन संबंधित परिक्षेत्रों के प्रभारी प्रबोधको द्वारा किया जाना पूर्व निर्धारित है । 
मेरे द्वारा त्वरित अनुपालनार्थ संचिका अधीक्षण अभियन्ता महोदय से निष्पादित कराते हुए अभियन्ता प्रमुख ( बाढ़ नियंत्रण 
एवं जल निस्सरण ) महोदय से हाथो हाथ निष्पादनोपरान्त प्रधान सचिव महोदय के अनुमोदन हेतु संचिका पुनः भवदीय 
को उपलब्ध कराया गया । प्रधान सचिव महोदय के अनुमोदनोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता महोदय से संचिका पुनः प्राप्त 
कर हाथो हाथ अभियन्ता प्रमुख महोदय के निर्देशानुसार प्रारूप में आवश्यक सुधार कर सभी संबंधित पत्रों पर अभियन्ता 
प्रमुख के हस्ताक्षरोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता को संचिका हस्तगत कराया । इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मौखिक 
निर्देश दिया गया कि पत्रों के निर्गतोपरान्त सभी पत्र ई - मेल / फैक्स करवा दिया जाए । तदनुसार मैंने अपराह्न 4.00 
बजे संचिका सभी पत्रों के साथ अंचलीय कार्यालय के निर्गत शाखा में हस्तगत कराते हुए निर्देश दिया कि पत्र तुरन्त 
निर्गत कर ई - मेल / फैक्स शाखा को दी जाए तथा संचिका अविलम्ब मुझे वापस उपलब्ध कराई जाए ताकि मेरे द्वारा भी 
व्यक्तिगत रूप से पत्रों को ई - मेल किया जा सके । जहाँ तक दिनांक 07. 06.16 को भवदीय रात्रि 8. 10 बजे तक 
कार्यालय में उपस्थित रहने तथा मेरे द्वारा पत्र भेजे जाने से संबंधित जानकारी से अवगत नहीं कराने का प्रश्न है के 
संबंध में स्पष्ट करना है कि पत्र का निर्गत तदुपरान्त ई - मेल / फैक्स शाखा में प्राप्ति कराने की निर्धारित प्रक्रिया का 
संबंधित कर्मियों द्वारा अनुपालन लंबित रखे जाने अथवा ई - मेल / फैक्स प्रशाखा द्वारा इसे ससमय ई - मेल / फैक्स किए 
जाने में विलम्ब का जरा सा भी आभास यदि मुझे होता तो मैं तरक्षण इस आशय की जानकारी भवदीय को अवश्य देता 
परन्तु निर्गत शाखा द्वारा हुए विलम्ब की मुझे कोई जानकारी नहीं दी गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 अक्तूबर 2016 
उक्त के आलोक में समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि संचिका के निष्पादन के उपरान्त इन्हें पत्रों को 
संबंधित मुख्य अभियन्ता को ई - मेल / फैक्स के माध्यम से भिजवाने का निदेश दिया गया था जिसमें विलम्ब हुआ 
जिसके लिए श्री विवेक गौरव , सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग अंचल , पटना को चेतावनी 
संसूचित करते हुए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है: 

" एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक " 

उक्त के आलोक में श्री विवेक गौरव, सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनेटरिंग अंचल, पटना को 
चेतावनी संसूचित करते हुए निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है: 
(i) " एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 860 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


